निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 695) 


2 आषाढ़ 1937 ( श0) 
पटना , मंगलवार , 23 जून 2015 


सं0 3ए- 2 - वे०पु० - 12/ 2014 - 5208/वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


दयानिधान पाण्डेय , 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक०) बिहार, 
महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ , 
पटना । 

पटना , दिनांक 15 जून 2015 
विषय : 

गृह विभाग के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक के वेतनमान संशोधन 

के संबंध में । 
महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में निर्गत 
संकल्प संख्या- 630 , दिनांक 21 /01/ 2010 के द्वारा गृह विभाग के अधीन विधि विज्ञान प्रयोगशाला 
( फारेंसिंक लेबोरेट्री) के सहायक निदेशक एवं वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के लिए PB- 2 + 4200/ - का वेतनमान 
स्वीकृत किया गया था । उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 
संख्या - 10041 , दिनांक 03 /11 / 2011 के द्वारा गृह विभाग के अधीन सहायक निदेशक तथा वरीय वैज्ञानिक 
पदाधिकारी के लिए पूर्व स्वीकृत वेतनमान PB-2 + 4200/ - को दिनांक 01 /01 /2006 के प्रभाव से क्रमशः 
PB- 2 + 4800 / - तथा PB- 2 + 4600 / - ग्रेड - पे के रूप में संशोधित किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जून 2015 
उक्त संकल्प की कंडिका - 4 ( ख ) में यह प्रावधान किया गया है कि जिन संवर्गों में मूल कोटि के पद 
का वेतनमान रु0 5000 -8000/- हो और प्रथम प्रोन्नति के पद का वेतनमान 6500 -10500 /- है तो 
प्रोन्नति के पद का सामान्य प्रतिस्थानी वेतनमान PB- 2 + 4600/ - होगा । उक्त प्रावधान के आलोक में 
समीक्षोपरांत यह पाया गया कि चूँकि सहायक निदेशक तथा वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पद समकक्ष हैं 
और इन पदों पर सीधी नियुक्ति के अलावे प्रोन्नति के द्वारा भी नियुक्ति होती है । 

अतएव , गृह विभाग के अधीन सहायक निदेशक तथा वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के समकक्ष पदों के 
वेतनमान में उत्पन्न विसंगति को दूर करने हेतु सहायक निदेशक के लिए दिनांक 01 / 01 /2006 के प्रभाव 
से पूर्व स्वीकृत वेतनमान PB- 2 + 4800/- को PB-2 + 4600/- के रूप में संशोधित किया जाता है । 

विश्वासभाजन , 
दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 695 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


